निबंधन संख्या पी0 टी0-40 


yo 


सत्यमेव जयते 


बिहार 


गजट 
असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


10 अग्रहायण 1942 ( श ० ) 
( सं ० पटना 920 ) पटना मंगलवार 1 दिसम्बर 2020 


उद्योग विभाग 


अधिसूचना 

19 नवम्बर 2020 
सं ० 17 / स्था ० / 03-3143 — बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम, 1974 की धारा -3 की उप 
धारा -3 के साथ गठित उपधारा– (i) द्वारा प्रदत्त शक्तिओं के अंतर्गत प्राधिकार के निदेशक पर्षद का गठन उद्योग 
विभाग, बिहार सरकार के अधिसूचना ज्ञापांक -2539 पटना, दिनांक -19.06.2003 से किया गया है । 

प्रबंध निदेशक, बियाडा से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम , 
1974 की धारा -3 की उप धारा -3 के साथ गठित उपधारा-( i) के अन्तर्गत जब तक निदेशक पर्षद के अध्यक्ष, प्रधान 
सचिव, उद्योग विभाग हैं तब तक के लिए बियाडा निदेशक पर्षद में निदेशक के तौर पर सचिव, उद्योग विभाग को 
नामित किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से, 


प्रदीप कुमार, 


सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित। 
बिहार गजट ( असाधारण ) 920-571 + 10 - डी 0 टी 0 पी 0 । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


